Regd. No. CHD /0093/2015-2017 


सत्यमेव जयते 


हरियाणा 


करकार 
. 


CONTOS 


ARYANA 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 
No. 44-2017] CHANDIGARH , TUESDAY, OCTOBER 31 , 2017 (KARTIKA 8, 1939 SAKA ) 

PART - I 


Notifications , Orders and Declarations by Haryana Government 
( To Be substituted letter bearing the same number and date ) 

हरियाणा सरकार 
विद्युत विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 10 अगस्त, 2017 
संख्या 16 / 6 / 2017-3पी०.- चूंकि , बिजली अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप - धारा ( 2) के 
क्लॉज (u) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने ( जी.एस.आर .265 (E), दिनांक 16 अप्रैल, 2004 के 
तहत अपीलीय प्राधिकरण नियम , 2004 के लिए अपील तैयार की है । 

और, जबकि उक्त नियमों के नियम 3 के तहत , राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 1 / 16 / 2005-1 विद्युत 
दिनांक 27 जून, 2007 के तहत उस जिले के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मामलों के लिए बिजली अधिनियम, 2003 
की धारा 127 के तहत कार्यकारी अभियंता / प्रसारण , अपीलीय प्राधिकारी बनाया । उक्त अधिसूचना आगे अधिसूचना 
संख्या 1 / 16 / 2005–1 विद्युत दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 के तहत संशोधित की गई थी जिसमें कुछ अधीक्षण अभियंताओं को 
अपीलीय प्राधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया गया था । 

चूंकि बिजली अधिनियम, 2003 (2003 का 36) (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया) की धारा 181 की 
उप - धारा (2) के क्लॉज (x ) तथा धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में इसको सक्षम बनाती 
हुई सभी अन्य शक्तियां, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (बिजली आपूर्ति कोड) 
विनियम, 2014 अधिसूचित किए । 


( 776 ) 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., OCT. 31 , 2017 ( KRTK. 8 , 1939 SAKA) 


777 


७ 


हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (बिजली आपूर्ति कोड ) विनियम , 2014 एस.डी.ओ. रैंक तक के प्राधिकृत अधिकारी 
को बिजली चोरी के मामले में मूल्यांकन / आंकलन की शक्ति प्रदान करता है जैसाकि अधिनियम की धारा 126 के तहत 
परिभाषित है, जबकि राज्य सरकार अधिसूचना संख्या 1 / 16 / 2005-1 विद्युत दिनांक 27 जून, 2007 के साथ पढ़ी गई 
अधिसूचना दिनांक 11.12.2013 के तहत अधिनियम की धारा 127 के तहत पहले ही अपीलीय प्राधिकारी परिभाषित कर चुकी 
है । बिजली चोरी के मूल्यांकन / आंकलन से संबंधित आम जनता की असुविधा को कम करने के लिए, पूर्वोक्त प्राधिकारी 
एतद्द्वारा केवल बिजली चोरी के मामले में मूल्यांकन / आंकलन सीमा तक अपीलीय प्राधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत हैं । बिजली अधिनियम , 2003 की धारा 135 के तहत मूल्यांकन / आंकलन आदेश द्वारा कोई भी पीड़ित व्यक्ति, 
मूल्यांकन / आंकलन आदेश से 30 दिनों के अन्दर पदनामित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है । बशर्ते 
कि अपील केवल संबंधित एस.डी.ओ. ( ऑप्रेशन) कार्यालय में निर्धारित धनराशि जमा करवाने के बाद ही अनुरक्षणीय होगी । 
अपील की प्राप्ति से 60 दिनों के अन्दर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील का 
निर्णय किया जाएगा । 

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 127 के तहत पहले से अधिसूचित निम्नलिखित 
अपीलीय प्राधिकारी को केवल योग्यता मूल्यांकन / आंकलन अनुसार उसी अधिनियम की धारा 135 के तहत अपीलीय प्राधिकारी 
के रूप में अधिसूचित किया जाता है । 

अनुसूची 
क्र.सं. क्षेत्राधिकार 

धारा 126/135 के तहत बिजली चोरी / बिजली के अनाधिकृत 

प्रयोग के मामले में अपीलीय प्राधिकारी 
( ऑप्रेशन ) सर्कल, उ.ह.बि.वि.नि., करनाल अधीक्षण अभियन्ता, प्रसारण प्रणाली, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम , 


1 . 


करनाल 


2 . 


3. 


4 . 


5 . 


( ऑप्रेशन ) सर्कल, उ.ह.बि.वि.नि., रोहतक अधीक्षण अभियन्ता, प्रसारण प्रणाली , हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम , 

रोहतक 
( ऑप्रेशन) सर्कल , द.ह.बि.वि.नि., हिसार अधीक्षण अभियन्ता, प्रसारण प्रणाली, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम , 

हिसार 
( ऑप्रेशन ) सर्कल, द.ह.बि.वि.नि., गुड़गांव अधीक्षण अभियन्ता, प्रसारण प्रणाली, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम , 

गुड़गांव 
( ऑप्रेशन) सर्कल, द.ह.बि.वि.नि., फरीदाबाद अधीक्षण अभियन्ता, प्रसारण प्रणाली, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम , 

फरीदाबाद 
( ऑप्रेशन ) सर्कल, उ.ह.बि.वि.नि., सोनीपत अधीक्षण अभियन्ता / एस.एल.डी.सी., डिजाईन तथा 

डिजाईन तथा कंसट्रक्शन, 
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, एस.एल.डी.सी. काम्पलैक्स, सिवाह, 

पानीपत 
( ऑप्रेशन ) सर्कल, उ.ह.बि.वि.नि., झज्जर कार्यकारी अभियन्ता, प्रसारण प्रणाली, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, 

रोहतक 
( ऑप्रेशन ) सर्कल, उ.ह.बि.वि.नि., अम्बाला कार्यकारी अभियन्ता, प्रसारण प्रणाली, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम , 


6 . 


7 . 


8 . 


अम्बाला 


9 . 


( ऑप्रेशन) सर्कल, उ.ह.बि.वि.नि., यमुनानगर | कार्यकारी अभियन्ता, प्रसारण प्रणाली, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम , 

यमुनानगर 
( ऑप्रेशन ) सर्कल, उ.ह.बि.वि.नि., कुरूक्षेत्र कार्यकारी अभियन्ता, प्रसारण प्रणाली, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम , 


10 . 


कुरुक्षेत्र 


11 . 


( ऑप्रेशन ) सर्कल, उ.ह.बि.वि.नि., कैथल 


. 


12. 


( ऑप्रेशन) सर्कल, उ.ह.बि.वि.नि., पानीपत 


कार्यकारी अभियन्ता, प्रसारण प्रणाली, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम , 
कैथल 
अधीक्षण अभियन्ता / एस.एल.डी.सी., डिजाईन तथा कंसट्रक्शन , 
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, एस.एल.डी.सी. काम्पलैक्स , सिवाह, 
पानीपत 
कार्यकारी अभियन्ता, प्रसारण प्रणाली, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम , 
जीन्द 
कार्यकारी अभियन्ता , प्रसारण प्रणाली, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम , 
सिरसा 


13. 


( ऑप्रेशन ) सर्कल, द.ह.बि.वि.नि., जीन्द 


14 . 


( ऑप्रेशन) सर्कल , द.ह.बि.वि.नि., सिरसा 


778 


HARYANA GOVT. GAZ ., OCT. 31 , 2017 ( KRTK. 8 , 1939 SAKA) 


[ PARTI 


क्र.सं. 


क्षेत्राधिकार 


15. 


( ऑप्रेशन ) सर्कल, द.ह.बि.वि.नि., भिवानी 


16 . 


( ऑप्रेशन) सर्कल, द.ह.बि.वि.नि., नारनौल 


धारा 126/135 के तहत बिजली चोरी / बिजली के अनाधिकृत 
प्रयोग के मामले में अपीलीय प्राधिकारी 
कार्यकारी अभियन्ता, प्रसारण प्रणाली, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, 
भिवानी 
कार्यकारी अभियन्ता, प्रसारण प्रणाली, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम , 
रेवाड़ी( नारनौल के नजदीक ) 
कार्यकारी अभियन्ता , प्रसारण प्रणाली, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, 
रेवाडी 
कार्यकारी अभियन्ता, प्रसारण प्रणाली, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम , 


17. 


( ऑप्रेशन) सर्कल, द.ह.बि.वि.नि., रेवाड़ी 


18. 


( ऑप्रेशन) सर्कल , द.ह.बि.वि.नि. , पलवल 


पलवल 


पी ० के ० दास, 
अतिरिक्त मुख्य 

सचिव, हरियाणा सरकार , 
विद्युत विभाग । 


55650 — C.S.H.G.P., Chd . 


